रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


ta 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


TERS 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2738 ] 
No. 2738 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 11 , 2013 / अग्रहायण 20 , 1935 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11 , 2013 /AGRAHAYANA 20 , 1935 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि एवं सहकारिता विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 11 दिसम्बर, 2013 
का . आ . 3612( अ ). - केन्द्रीय सरकार , कीटनाशी अधिनियम , 1968 ( 1968 का 46 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि , सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक , सा . का. नि . 301, तारीख 
27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में , मद ( xix ) , उप - मद ( घ ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी 
जाएंगी , अर्थात् : 
“ ( घ ) डॉ . प्रांजिब कुमार चक्रबर्ती 

( इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए )। " । 
सहायक महानिदेशक ( वनस्पति संरक्षण ) , 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् , कृषि भवन , 
नई दिल्ली । 

[ फा . सं. 19 - 6/ 2008 - पीपी -I ( खण्ड - II) ] 


उत्पल कुमार सिंह , संयुक्त सचिव ( वनस्पति संरक्षण ) 


टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप - खंड (i ) , संख्यांक सा . का. नि . 301 , तारीख 27 फरवरी , 1971 

द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें संख्यांक का. आ . 621 ( अ ) , तारीख 12 मार्च, 2013 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया । 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department ofAgriculture and Cooperation ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th December, 2013 
S .O . 3612 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insecticides Act , 1968 (46 of 1968), the 
Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 
erstwhile Ministry of Food, Agriculture , Community Development and Cooperation , number G . S .R . 301, dated the 
27th February, 1971 ,namely : 
5169 GI/ 2013 


( 1 ) 


